ON 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004/99 


REGD. NO. D.L.- 33004/ 99 


1 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART I Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 12, 2005 / पौष 22 , 1926 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2005/PAUSA 22 , 1926 


सं . 34 ] 
No. 34 ] 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


__ . . ( पोत परिवहन विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 जनवरी , 2005 
का . आ . 45 ( अ ) महापत्तन -न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 47क की उप - धारा ( 4 ) के खण्ड ( ग ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री आर. सी, श्रीनिवासन को महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण में उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख 
से एक वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, में से जो भी पहले हो , तब तक अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है । 

[ फा. सं. पीआर- 14019/ 12/2002 -पीजी ] 

आर. के . जैन , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGBWAYS 


(Department of Shipping) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th January , 2005 
$ .0 , 45 ( E ). - In pursuance of clause (c) of Sub -section (4 ) of Section 47A of the Major Port Trusts Act, 1963 
( 38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri R . C . Srinivasan , as part - timemember in the Tariff Authority 
for Major ports, for a period of one year w .e.f. the date of assumption of the charge of the post or until further orders 
whichever event occurs earlier, 

IF. No. PR- 14019/12/ 2002- PG) 


__ R. K . JAIN, It. Secy . 


134 GI/ 2005 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


